रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004 /99 


REGD. NO . D . L.- 33004/99 


PUR 


ना 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग III _ खण्ड IV 
PART III — Section IV 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , मंगलवार , मई 2 , 2017 / वैशाख 12 , 1939 
NEW DELHI, TUESDAY , MAY 2 , 2017 /VAISAKHA 12 , 1939 


सं. 180 ] 
No. 180 ] 


जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय 

अधिसूचना 

जम्मू , 10 अप्रैल, 2017 
सं . सीयूजे/ स्था .टी. 104/2016 /496 . निम्नलिखित को सर्व साधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया 
जाता है : 


परिनियम - 10 ( संशोधित ) 

कोर्ट का निर्माण 


कोर्ट में निम्न सदस्य शामिल होगें : 


का 


गठन 


क्रम 
संख्य 


IV 


पदेन सदस्य 
कुलाधिपति , अध्यक्ष 
कुलपति 
सम कुलपति 
सभी अधिष्ठाता 

अकादिमक परिषद के दो सदस्य जो अकादमिक परिषद से नामित हों 
| सभी विभागाध्यक्ष 
| कुलाध्यक्ष द्वारा नामित चार सदस्य 

अधिष्ठाता छात्र कल्याण 
कुलसचिव 


V 


vi 


vii 


viii 


ix - 


2892 GI/ 2017 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART III — SEC . IV ] 


पुस्तकालयाध्यक्ष 


xi 


xii 
xiii 


xiv 


कुलानुशासक 
| परीक्षा नियंत्रक 
| वित्त अधिकारी 

निदेशकों / प्राचार्यों | आचार्यों में से शिक्षकों के प्रतिनिधि 
दस आचार्य जो विभागाध्यक्ष / अधिष्ठाता नहीं हैं परंतु वह वे आचार्य /निदेशक / प्राचार्य की स्थिति रखते 
हैं । प्रत्येक विद्यालय / केंद्र / कॉलेज का प्रतिनिधित्व करने वाले आचार्य/ निदेशक / प्रधानाध्यापक कुलपति 
द्वारा आवर्तन के आधार पर नामित । प्रत्येक विभाग / स्कूल / केंद्र को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। जब तक 
सभी का प्रतिनिधित्व न हो जाए तब तक आवर्तन किया जाएगा । 
दो सहआचार्य जो शिक्षण विभाग के प्रमुख नहीं हैं । सहआचार्य जो प्रत्येक स्कूल / केंद्र | कॉलेज का 
प्रतिनिधित्व करेंगे जिन्हें कुलपति द्वारा आवर्तन पर नामित किया जाएगा । प्रत्येक विभाग/विद्यालय केन्द्र 
को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा । जब तक सभी का प्रतिनिधित्व न हो जाए तब तक आवर्तन किया जाएगा । 
आवर्तन पर दो सहायक आचार्य , जिन्हें कुलपति द्वारा नामित किया जाएगा । 


Xv 


xvi- 


शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के प्रतिनीधि 
xvii - शिक्षणेतर कर्मचारियों के तीन सदस्य , समूह क कर्मचारियों में से एक , समूह ख कर्मचारियों में से एक और 

समूह ग कर्मचारियों में से एक, को आवर्तन के आधार पर कुलपति द्वारा नामित किया जाएगा । 


xviii 


शिष्ट व्यवसायों तथा विशेष रुचि का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति 
छह व्यक्ति जो शिष्ट व्यवसायों एवं विशेष रुचि का प्रतिनिधित्व करेंगें जिसमें उद्योग के प्रतिनिधि , 
वाणिज्य , ट्रेड यूनियन , बैंकिंग , कृषि , स्वास्थ्य और संस्कृति , वित्तीय संस्थानों , विधि , नौकरशाही, पुलिस | 
सेना, प्रतिष्ठित शिक्षाविदों , इंजीनियरिंग / वास्तुकला, मीडिया , टीवी / फिल्म , सामाजिक कार्य, कॉर्पोरेट 
आदि शामिल हैं को अकादमिक परिषद द्वारा नामित किया जाना चाहिए । 


कुलाधिपति के नामित 
xix- कुलाधिपति द्वारा कुलपतियों एवं प्रख्यात विद्वानों में से दो व्यक्तियों को नामित किया जाएगा । 

व और विद्यार्थी परिषद के प्रतिनिधि । 


XX 


2. 


कोर्ट के सभी सदस्य, पदेन सदस्यों के अतिरिक्त, के कार्यकाल की अवधि तीन वर्ष होगी । 


विश्वविद्यालय का अथवा विश्वविद्यालय द्वारा मान्यताप्राप्त संस्थान का कोई भी कर्मचारी मद ( xviii ) एवं ( xix ) के 
अंतर्गत सदस्य बनने के पात्र नहीं होंगे । 


कोर्ट की वार्षिक बैठक कार्यकारिणी परिषद द्वारा तय की जाने वाली तिथि को आयोजित की जाएगी जब तक कि 
कोर्ट द्वारा कोई अन्य तिथि किसी वर्ष के संबंध में तय नहीं की गई है । 
कोट की वार्षिक बैठक में , पिछले वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय के कामकाज पर एक रिपोर्ट , प्राप्तियां और व्यय के 
विवरण के साथ , लेखापरीक्षित तुलनपत्र, एवं अगले वर्ष के लिए वित्तीय अनुमान को प्रस्तुत किया जाएगा । 


6. 


प्राप्तियां और व्ययों की प्रति , तुलनपत्र और खंड (5 ) में निर्दिष्ट वित्तीय अनुमान वार्षिक बैठक की तिथि से कम से कम 
सात दिन पहले कोर्ट के प्रत्येक सदस्य को भेजा जाएगा । 


[ 9T1 III - QU5 IV ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


7 . 


8 . 


कार्यकारिणी परिषद अथवा कुलपति अथवा यदि कुलपति न हों , समकुलपति अथवा समकुलपति न हों , तो कुलसचिव 
द्वारा कोर्ट की विशेष बैठक बुलाई जा सकती है । 
Hold H 25 GRIT À Pole a doctor Faty surya athi 

मोहम्मद इकबाल , उप कुलसचिव 
[ fa511467 - III/4 /3TTET UT /38 /17] 


CENTRAL UNIVERSITY OF JAMMU 

NOTIFICATION 

Jammu, the 10th April , 2017 
No. CUJ.Estab . T - 104 /2016 / 496 . — The following is published for general information : 


1 . 
S . No. 


ii. 


iv . 


vi . 


vii. 
viii. 


| ix . 


X . 


xi. 
xii. 
xiii. 


Statute – 10 (Amendment) 

CONSTITUTION OF THE COURT 
The Court shall consist the following members: 

Composition 

Ex- Officio Member 
Chancellor, Chairperson 
Vice Chancellor 
Pro - Vice Chancellor 
All Deans 
Two members of the Executive Council to be nominated by the Executive Council. 
All Head of Departments (HoDs) 
Four members to be nominated by the Visitor 
Dean Students Welfare 
Registrar 
Librarian 
Proctor 
Controller of Examinations 
Finance Officer 

Representatives of Teachers out of Directors/ Principals/ Professors 
Ten Professors who are not Heads/Deans but they hold the status of Professor/Director/Principal. 
The Professors/Directors/ Principals to be nominated by the Vice Chancellor representing each 
School/Centre/ College on the rotation . The representation shall be given to each 
Department./School/Centre . The rotation shall be carried till all get representation . 
Two Associate Professors who are not Heads of Teaching Departments . The Associate Professors to 
be nominated by the Vice Chancellor representing each School/Centre / College on the rotation . The 
representation shall be given to each Department./School/Centre. The rotation shall be carried till all 
get representation . 
Two Assistant Professors by rotation , to be nominated by the Vice Chancellor. 

Representatives of Non - Teaching Staff 
Three members of the non -teaching Staff, one from group ‘ A ’ Staff , one from group ‘ B Staff and 
one from group C , to be nominated by the Vice Chancellor on rotation basis . 

Persons representing learned Professions and Special interests 
Six persons representing learned professions and special interests including representatives of 
Industry , Commerce , Trade Unions, Banking , Agriculture , Health & Culture , Financial Institutions, 
Legal, Bureaucrat, Police /Army, Eminent Academicians, Engineering Architecture , Media , 
TV /Film , Social Work , Corporate , etc . to be nominated by the Executive Council. 

Nominees of the Chancellor 
Two persons to be nominated by the Chancellor from Vice Chancellors and Eminent Academicians. 
One Alumni and student council representative. 


xiv . 


XV. 


xvi. 


xvii. 


xviii. 


xix . 


XX . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART III — SEC . IV ) 


All members of the Court , other than the ex -officio members, shall hold office for a term of three 
years. 
No employee of the University or of an Institution recognized by or associated with the University 
shall be eligible to become a member under items ( xviii) and (xix ). 
An annual meeting of the Court shall be held on a date to be fixed by the Executive Council unless 
some other date has been fixed by the Court in respect of any year. 
At an annual meeting of the Court, a report on the working of the University during the previous year, 
together with a statement of the receipts and expenditure, the balance sheet as audited , and the 
financial estimates for the next year shall be presented . 
A copy of the statement of receipts and expenditures, the balance -sheet and the financial estimates 
referred to in clause (5 ) shall be sent to every member of the Court at least seven days before the date 
of the annualmeeting . 
Special meetings of the Court may be convened by the Executive Council or the Vice Chancellor or if 
there is no Vice -Chancellor, the Pro -Vice - Chancellor or if there is no Pro - Vice -Chancellor, by the 
Registrar. 
Twenty five members of the Court shall form a quorum for a meeting of the Court . 


MOHAMMED IQBAL , Dy. Registrar 

[ADVT- III/4 / Exty./38/ 17 ] 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press , Ring Road,Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


Digitally signed by ALOK KUMAR 
Date : 2017 .05 .04 12: 28 : 17 + 05 30 


